निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना - 472 ) 


9 आश्विन 1930 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 1 अक्तूबर 2008 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

21 अगस्त 2008 
सं0 : ए. सी ./ एल . सी . 1 - 58 / 2008- 2583 (3 ) वि .प. - राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के सदस्यों को बिहार 
विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं पेंशन) नियमावली , 2006 के नियम 17( 2 ) IV के प्रावधानानुसार पूर्व सदस्य के रूप में देय पेंशन , 
रेलवे कूपन एवं चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त पटना में आवास की सुविधा, दैनिक भत्ता , दूरभाष की सुविधा, विद्युत शुल्क की सुविधा 
और उपस्कर तथा स्टेशनरी हेतु वे ही सुविधाएं अनुमान्य होंगी जो बिहार विधान परिषद् / सभा के वर्तमान माननीय सदस्यों को उपलब्ध हैं । 

माननीय कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साह , 
सचिव , बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 472- 571 + 150 -डी0टी0पी0 । 


